रजिस्ट्री सं० डी -( टी ) - 72 


REGISTERED NO. D-(D)-72 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण् 3 - - उपखणा (ii ) 
PART II--Section 3- -Sub - section (II) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


नई दिल्ली , शनिवार , मई 31 , 1975 ज्येष्ठ 10, 1897 


सं० 189] 
No. 189) 


NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1975/JYAISTHA 10, 1897 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in order that it may be fled 

as a separate compilation 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st May 1975 
S .O . 241 ( E ). - In pursuance of the notification of the Government of India , in 
the Ministry of Home Affairs No . S . O . 208( E ) , dated the 16th May , 1975, the 
Central Government hereby appoints the 2nd day of June, 1975 , as the date on 
which the following Acts shall come into force in the State of Sikkim , namely : 

(i ) The Indian Telegraph Act, 1885 ( 13 of 1885 ) . 
(11) The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933 ). 
(111 ) The Telegraph Wires (Unlawful Possession ) Act , 1950 (74 of 1975 ). 

[ No. R. 11011 / 4 / 74-LR] 
S. M . AGARWAL, Addl. Secy . 


( 1321 ) 


1322 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II.-- SEC. 3( i)] 


T 


संचार मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 मई, 1975 
का मा० 241 ( अ ).- -भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा० 
208 ( 30 ), तारीख. 16 मई, 1975 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 1975 की जून 
के दूसरे दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको निम्नलिखित अधिनियम सिक्किम 
के राज्य में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्: ---- 


( i) भारतीय तारयंत्र अधिनियम , 1885 ( 1885 का 13) , 
( ii ) भारतीय वेतार तारयांत्रिकी अधिनियम , 1933 ( 1933 का 17), 
( iii ) तारयंत्र संबंधी तार (विधि विरुद्ध कब्जा ) अधिनियम , 1950 ( 1950 का 74 ) । 

[ सं० पार० 11011/ 4/ 74 -एल० प्रार० ] 

एस . एम . अग्रवाल , अपर सचिव । 


PRINTID BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


